` प्रोढ़ शिक्षा माला - 1 





5) भारतीय भाषा संस्थान, 
| : मेसूर- 570 006 





दान प हवा 


2764 
y [ ys 
e O ९ / Y O 


हिन्दी ste शिक्षा माला 1. 


CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES 


TRIBAL ADULT LITERACY SERIES - 4 


HINDI PRAUDHA SHIKSHA MALA- 1 


Consultants + 
Dr, D. P. Pattanayak 


Dr. E. Annamalai 


Technical Assistance: 


है. s K. S. Gurubasave Gowda 
का ^ ^ छि G. Devi Prasada Sastry 
त > 1 “ ^g P. T. Abraham 
ML 
Artist + 


Paramananda Barik 





L E 
A 
११" 





जगदीश चन्द्र शर्मा 


[Hindi Proudha Shiksha Mala-I (Adult Literacy Primer in Hindi-I) 
by Dr. Jagadish Chandra Sharma. Crown Quarto pp. viii+118] 


e 


First Published : December 1980 
Agrahayana 1902 


Reprint: June 1983 
Jyaishtha 1905 


© Central Institute of Indian Languages, 1983 


Price: Rs, 2-50 


Published at the Central Institute of Indian Languages, 
Manasagangotri, Mysore-570 006 by E. Annamalai, Director i/c, and 


Printed by the Manager, Govt. of India Text Books Press, Mysore-57001 | 


प्रबन्धक भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, मैसूर- 11 द्वारा मुद्रित 


FOREWORD 


In a multilingual country learning more languages is a rule rather than an excep- 
tion. However, learning to speak is different from learning to read and write. It is in this 
context that literacy in two or more languages becomes important. 


Learning reading and writing another language must arise out of the needs of the 
learner. Whether it is understanding the life style and the culture of the neighbour 
through reading books about them or enlarging one’s job potential through the acquisition 
of functional mastery over the language of another area, learning of another language is 
related to the need to use that language in different domains. This need is not imposed 
but motivated. It is in this perspective that the Central Institute of Indian Languages 


has embarked upon an -experiment to start literacy in three languages in Arunachal 
Pradesh. 


The State has identified its need and the Institute in coliaboration with the sister 
Institutes of Central Institute of English and Foreign Languages and Kendriya Hindi 
Sansthan has produced a package for this experiment. Many more problems have cropped 
up than solutions fcund in this process. For example, we have yet to solve the problem of 
the compatibility between the first language, the second language and the third language. 
How soon complex structures in the second and third languages, commensurate with 
first language competence, could be introduced is a problem which would continue to baffle 
the material producer for some time to come. How to’make the adult aware of his rights 
and responsibilities and thus motivated to be literate in additional languages is another 
problem which is equally baffling. However, my colleagues have joined together to prepare 
the interrelated series of learning booklets in mothertongue, English and Hindi, which 


would go a long way in providing us newer insights to solve some of the major problems 
before us. 


~ 


Iam grateful to the Government of Arunachal Pradesh in general and the Lt. 
Governor Sri R. N. Haldipur and the Chief Secretary Sri I. P. Gupta in particular for 
taking a bold decision for this experiment and giving us a chance to work with them. The 
Department of Education more particularly the Secretary Sri Lakhar, the DPI Sri S. K. 
Gupta and the DDPI Smt. Namchoom deserve our congratulations on this account. 
We are grateful to the reviewers Dr. B. G. Misra and Prof. (Mrs.) Sheela Verma, to Sri 
H. L. N. Bharathi, Publication unit, the staff of the Press, CIIL, and to all those who are 
engaged in the production of these materials. 

Da A A 


(DEBI PRASANNA PATTANAYAK) 
Director 





भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक Wel को द्वितीय भाषा के रुप में हिन्दी सिखाने के लिये तैयार की गई है । इस पुस्तक 
के पठन-पाठन में लगभग 100 घण्टे लगेंगे। आशा की जाती है कि इस पुस्तक के अध्ययन के पश्चात शिक्षार्थी 
हिन्दी लिखने एवं पढ्ने में समर्थ होंगें एवं हिन्दी के साधारण वाक्य समझ और बोल सकेंगे। भाषा को 
मूलतः पठन एवं लेखन विधि से सिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है । यह प्रयास कितना उपयोगी सिद्ध होता 
है इसके बारे में इस पुस्तक के प्रयोग के बाद ही निश्चित रूप से पता लगेगा। 


इस पाठ्य पुस्तक में वर्णो की जानकारी समान आकृति के वर्ण समूह के आधार पर दी गई है। इस 
तरह से शिक्षार्थी वर्णों में आपस की समानता एवं भिन्नता को सहज जान सकेंगे और इस विधि से उन्हें अक्षर ज्ञान 
भासानी से हो सकेगा । शिक्षार्थी agar और लिखना सुगमता से शीघ्र सीख सकेंगे। यदि किसी पाठ में समान 
आकृति के एक वर्ण समूह के योग से शब्द न बन सके तो दो आकृति के वर्ण समूहों की सहायता से बने शब्द उस 
पाठ में प्रस्तुत किये गये हैं। इस तरह से सभी वर्णो की जानकारी के पश्चात इन्हें शब्द कोश के क्रम में यानी 
वर्णमाला में प्रस्तुत किया गया है | 


इस पाठय पुस्तक के प्रबन्ध में साधारण से असाधारण के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को ध्यान में रखा गया 
है। जिन अक्षरों की पाठ में पहले जानकारी दे दो गई है उन्हें अगले पाठों में शिक्षार्थियों का ज्ञान प्रबल करने के 
लिये और शब्दों में प्रस्तुत किया गया है । किसी भी पाठ में पांच से अधिक अक्षरों की जानकारी नहीं दी गई है। 
हर पाठ में भाषा सिखाने के लिये कुछ व्याकरण संबन्धी ज्ञान दिया गया है। ऐसा उन्हीं अक्षरों एवं शब्दों के 
आधार पर किया गया है जिनका ज्ञान पाठ में पहले ही दिया जा चुका है । व्याकरण संबंधी संरचनाएँ भी 
क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की गई हैं । पुस्तक के प्रबन्ध में तिब्बतो बर्मन भाषातों की संरचना को ध्यान में रखा 
गया है क्योंकि पुस्तक मूलतः अरुणाचल प्रदेश के प्रौढ़ों को हिन्दी सिखाने के लिये लिखी गई है । उदाहरणतया इन 
भाषाओं के बोलने वालों के लिये जो ध्वनियां कठिन हैं ऐसी ध्वनियों को प्रकट करने वाले अक्षरों की जानकारी बाद 
में दी गई है। ऐसे अक्षरों को उनके समान आकृति वाले अक्षरों के साथ पाठ में नहीं सिखाया गया है । 
इसीलिये मूर्धन्य एवं महाप्राण ध्वनियों की जानकारी बाद में दी गई है! ऐसा करने से समान आकृति के आधार 
पर वर्णों का ज्ञान देने के सिद्धान्त का बहिष्कार किया गया है। जैसे कि Y को 'म' के साथ नहीं सिखाया गया 
इत्यादि । किसी भी अक्षर को अकेले में नहीं सिखाया गया है बल्कि इन्हें भाषा के शब्दों की सहायता से सिखाया 
गया है और जहाँ तक संभव हुआ है शब्दों के अर्थ चित्रों की सहायता से प्रकट करने का प्रयत्न किया गया È । 


जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के प्रौढ़ों को हिन्दी सिखाने के लिये तैयार 
की गई है जो कि हिन्दी भाषा नहीं बोलते इसलिये शिक्षार्थियों के लिये भाषा बोलने का आधार-प्रदान करना भी 
आवश्यक समझा गया है और इस दिशा में भी पुस्तक में प्रयास किया गया है। इस बात को ध्यान में रखकर 


अध्यापकों को चाहिये कि शिक्षाथियों को बोलने एवं पढ्ने का अभ्यास दें । शिक्षार्थी हर शब्द अध्यापक के पीछे 
दोहरायें जिससे कि वे शब्दों को ठीक तरह से पढ़ना सीख सकं । ऐसी ध्वनियाँ जो कि शिक्षार्थियों की मातृभाषा 
में नहीं हैं उन्हं सीखने में शिक्षार्थियों को अधिक अभ्यास की आवश्यकता होगी । इस तरह के उच्चारण अभ्यास के 
लिये पुस्तक में शब्दों को अल्पतम युग्म में दिया गया है। हर पाठ में पठन एवं लेखन अभ्यास के लिये भी कुछ 
और शब्द दिये गए हैं। यदि अध्यापक आवश्यकता समझें तो प्रयुक्त अक्षरों की सहायता से अधिक शब्द बनाकर 
शिक्षार्थियों को इस दिशा में और अधिक अभ्यास दे सकते हैं । इसी तरह से और अधिक शब्दों की सहायता से 
अध्यापक शिक्षार्थियों को प्रयुक्त व्याकरण संबंधी संरचना का और अधिक अभ्यास दे सकते हैं। जैसे कि पाठ 
6 में स्त्रीलिंग की संज्ञा के बहुवचन को सिखाने का प्रयत्न किया गया है वहाँ पर अध्यापक अधिक उदाहरणों की 
सहायता से स्त्रीलिंग की संज्ञा के ज्ञान को प्रबल बना सकते हैं | 


प्रत्येक पाठ के बाद प्रयुक्त दक्षता को और अधिक विकसित करने के लिये अभ्यास दिया गया है। 
अध्यापकों को चाहिये कि निर्देशन को ध्यान से समझें और उसी ढंग से वे शिक्षार्थियों को और भी अभ्यास दें । 


यह इन शिक्षार्थियों के लिये हिन्दी की प्रथम पुस्तक होगी इसलिये इसमें केवल सरल संरचनाएँ ही दी गई 
हैं और जटिल संरचनाएँ अगली पुरतकों द्वारा प्रस्तुत की जाएँगो। ऐसा करने से कुछ ऐसे वाक्य पुस्तक में आए 
हैं जो कम उपयुक्त लगते हुए से प्रतीत होंगे । 


अगली पुस्तकों में विषयों का चयन gig शिक्षा के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जायेगा और 
आशा की जाती है कि यह पुस्तक अगली पाठय सामग्री के लिये आधार सिद्ध होगी । 


जगदीश चन्द्र शर्मा 


भारतीय भाषा सस्थान, मैसूर 
दान प्राप्त हुवा 


पाठ 1 





= DN 


(नोट ; अध्यापक विद्यार्थियों को तस्वीर दिखाकर पूछें कि तस्वीर को पहचानें । उसके बाद चित्र से संबंधित 
शब्द को जोर से बोल कर पढे और लिखकर दिखाएँ और बताएँ कि इस पाठ में पाँच अक्षर सिखाए गए 
हैं जिनसे और भी अनेकों शब्द बन सकते हैं। आगे भी इसी तरह से करें ।) 


1 


+ अ =351 


d+ Y =q 
a+ 8T - AT 
त्‌ eT = dT 
q+ - 
q+ आ = 

नीचे लिखे शब्द पढ़िये और बोलिये 
ताल, तला, ला 


लता, लात, आना 
नाल, नाता, नाना 
लाना, ताना, तानना 


नीचे लिखे वाक्य पढ़िये और समझिये 


AA - 


1. ताला, आ 





2. ताला, ताला ला 





3. ताला, नालला 


4. ताला, ताना तान 





अभ्यास 


1. नीचे लिखे शब्दों में अक्षर पहचानिये | 


(क) इन शब्दों में “त” को ऐसा (_)(गेल चक्र) लगाइयै । 
लात), तना, तला 

(ख) इन शब्दों में ‘a’ को(_) लगाइये | 
ताल, लता, ताला 

(ग) इन शब्दों में ` न? को (_) लगाइये । 
तान, नल, लाना 


2. उपर fed शब्द को नीचे fed शब्दो में से पहचानिये और बोलिये | 


(क) | ताला (ख) नल 





(ग) तना 


(ङ) 


a ताला EN 


3. चित्र देखकर उसके नीचे उपयुक्त शब्द लिखिये। शब्द आगे दिए गए है | 





A SN FP 


KONKANI LI BRARY 


MM 


Accn No 002769 








1. ताला, 2. नाल, 3. नल, 4. लता, $. ताना, 
7. नाला 8. तला, 9. लात 


4. नीचे लिखे वाक्यो के खाली स्थान में नीचे दिये हुए शब्द लिखकर पढिये और बोलिये | 


(क) जक वर वह ला 
ताला, नाल, तना 
(sd) amb esse तान 


लता, ताना, लात 


5. चित्र देखकर वाक्य लिखिए और बोलिए । 





*$90550009090400052990009929900€ 


6.तना, 


पाठ 2 





तारे आरा 





ये अक्षर देखिये, बोलिये और लिखिये 


EM E] 


र्‌ - एन रे 
स्‌" ऐ - से 
नीचे लिखे शब्द पढ़िये और बोलिये 


तेल, लेना, रेत, सेर, सेना 
A 
सेर, अनार 
सा (लड़के का नाम), सात, साल 


चित्र देखकर पढ़िये 





सात ताले 






We very A छै f ‘som m GF ff vw pr 





TR 


TONE TTT 





2S HE.» $m. pres m$. 
में समाप्त होने वाली पुल्लिंग संज्ञाएँ बहुवचन में 'ए' बन जाती हैं जैसे तालाताले ) 


E F-3A 


अभ्यास 


1. चित्र देखकर नीचे दिये गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर लिखें । 


0 EXT । S5 r5 [3 
: / 0 
AG mo १७५ - uS : | 





1. सेना 2. आरा 3. ताले 4. तारा $. रात 6. रेल 


10 


2. रिक्त स्थान में सामने दिये गए अक्षरों में से अक्षर भर कर उपयुक्त शब्द बनाइये | 


DE. 1. आ 
RAM Ss. 2. a 
E Nm 3. qd 
UMP to Me ना 4. र 
Bra... रा 5. से 


3. नीचे लिखे वाक्यों को 'न' लगाकर दिये हुए वाक्य की तरह बदलिये | 


1. सा, आ 1. सा, न आ 
2. सा, ताला ला 

3. सा, नाल ला 

4. ताला, ताना तान 

5. सा, आरा ले 


11 


— क la TUN 


` नाव 





कोआ 





12 








शा E 
a YY, 142 274: 


८) aff | Y Go fe 
बालक 





ये अक्षर देखिये, बोलिये और लिखिये 
[ ब | q | | EE | [ क | क | 
ओ ओ 


m E 


+ओ=वो 
+ओ=बो 
+ at = को 


7 3i 4 2j + a] 


नीचे लिखे शब्द पढ़िये और बोलिये 


वन, वतन, सवार, सेव 
बल, बाल, बोना, बोलना, सब 


कार, कल, अकेला, कान, कातना, एक, करना 
ओस, आओ, लाओ, तोता, और 


13 


चित्र देखकर पढ़िये 





(p )/ 
u e Ap | MAS 
N ade, IN Y IS 
- मि a — = 





एक सेव | . सात सेव 





एक बालक छ ,] सात बालक 


14 








केला और सेव 








सब आओ | `. ऐनक लाओ। 
केले लो । सेव न लाओ। 


अभ्यास 


तस्वीर देखकर उपयुक्त शब्द लिखें। शब्द नीचे दिये गए हैं। 











16 








५११**१****««%**%%**१*%***%%%**% ७१७ 





1. बाल 2. केला 3. नाव 4. बेल 5. बालक 6. ऐनक 
7. बस 8. सवार 9. कान 10. कार 


2. चित्र देखकर उसके नीचे, दिये गए वाक्यांश की तरह लिखें | 





EE  .  , ueds.seces 


17 





F-4A 





3. नीचे लिखे वाक्यांशों को दिये हुए वाक्यांश की तरह बदलिये | 


अध्यापक बोलेंगे विद्यार्थी बोलेंगे 


(क) एक केला सात केले 

एक तारा 

एक ताला 

एक तना 

एक आरा 

एक कोआ 

एक तोता 

एक नाला 


18 


F-4B 


(ख) एक सेव सात सेव 
एक बालक 
एक नल 
एक बेल 
एक सवार 
एक बाल 
एक वन 


4. नीचे लिखे वाक्यो में दिये गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये। इसके बाद पूरा 
वाक्य बोलिये और समडिये । 


1. केला बोओ | 

ED uu लाओ | 
_ १. करो । 
ET... लो । 
SG तानो | 
in es. ... आओ | 


1. dX 2. ताले 3. बालक 4. केला. 5. सेव 6. ताना 


5. नीचे लिखे वाक्यो को दिये गए वाक्य की तरह से बदलिये | 


अध्यापक बोलेंगे | विद्यार्थी बोलेंगे | 
केले लाओ | é केले न लाओ 
ताले और सा, ताले लाओ | 

सब ताना तानो । 


सब सैर करो | 
सेव लो | 


na na 


नोट : पुल्लिंग संज्ञाएँ जो 'आ' में समाप्त नहीं होती बहुवचन में नहीं बदलती जेसे-एक बालक->सात बालके | 
19 


पाठ-4 


गोल 








20 


ये अक्षर देखिये, बोलिये और लिखिये 


3 ऊ 
BE 2 

शू+ उडु 
T+ ऊ = af 
y E TUN 
Nr me E 
Y + "= Y 
ऐ + =g 

नीचे लिखे शब्द पढ़िये और बोलिये 


गला, गारा, गाना, गाऊं, गोबर, लोग, रोग 
आम, मग, गमला, मैल, मोल, सूत, लाऊँ 
मुक्राबला, कबूतर, डुनना, मैं, तुम,तू, माँ, मत, सुनालो (vest का नाम) 


21 


सामने चित्र देखकर पढ़िये 


मैं ताला लाउँ ? 





तुम ताला मत लाओ | ' 





सुनालो और मैं सूत कातें ? 
ठुमसूतमतकातो। C 





22 






कौनतालालाए! 
सा, ताला लाओ । 





ओरत और बालक कब आएँ ? 


वे अब आएँ ॥ 





अभ्यास 


1. चित्र देखकर उपयुक्त शब्द लिखिये 





०000990990979900०9०0090000000 


24 


k 
| 

Y 
E 
4 
ह 








RONEN II UO ODN, A Cee nea ७ अं 66 AY, 





ASA I VOT I O Been NOE" ४७०४७ ०:०७ ० ०३७७ ७७ 





AAA CIA AAA EU O LA OF TOY SP ०७७ 9 ७ ०५ & ८ ७ 


1. मग 2. रूमाल 3. मोर 4 गाल 5. सूत 6. लोग 
7. गमला 8. ऊन 9 ` गला 10. माला 


25 


F-5B 


2. चित्र देखकर पहले वाक्य की तरह क्रिया रूप भरिये | 


dé 


(तेरना) 
(कातना) 
(बुनना) 
(तानना) 
26 


आसानी के लिए सामने क्रिया भी दी गई है। २. | 





, ug 2 

^ क) 

4 80%, 
ado SN Sina 


Fa 

k A. 
, D LN 
bri 

¢ P 

7 n" 


we 





v. 
2 , , * 


_ सा ताला.......... (लाना) 


sess 





28 





पाठ-5 





2) 


| 


I 


| 


| 


॥ 
PPID 


| 


il 


2 al 4 3) A Js H au AY X 
ds ak Se hose opes E 


AD, AN AN, AN Ap, “010 AY 
Il | 


30 





ड्‌ E 


a >. lat "E LAM y > 9 आगी » आ ALS. LULA 
^j ^ Aw "an xj) ee a 
LU RUNG ति 4 y ec है * है eu E 
7 j dy o J s " 


PT 
Miu ३ 
E ॥ f a i 






` दही, दिन, दवाई, मई, दाल, दमा, दो, दस 

दादा, दादी, देना, ईमान, तीन, तीर, वीर, 

` ` हम, नहीं, हमारा, हमारी, अलमारी, मेरा, मेरी 
मेरे, वह, उसका, i 


चित्र देखकर पढ़िये | 


` 





हमारा दादा 
© 





मेरे तीन ताले 


कोन दवाई लाएगा ? 
मैं दवाई लाऊगा | 


दवाई कहाँ से मिलेगी ? 
दवाई Gals की दुकान से मिलेगी | 





तुम दवाई नहीं लाओगे | 
सुनालो दवाई लाएगी | 


अभ्यास 


1. दिये गये चित्रों के नीचे पीछे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर लिखिये। उदाहरण के लिये पहले 
चित्र के नीचे शब्द लिखा गया है । 





32 











33 


a} F-6A 








0०००००००००००१०७००००७००००:७००७०००। = (3११3  ७५७७०१०७०/७ ०००७३ ४००७ TETT कक ककड 


1. दीपक 2. द्री 3. तीर दवात 5. नदी 6. आदमी 
7. वीर 8. दवाई 9. हल 


2. (क) नीचे लिखे वाक्यों के क्रिया पद में गा' या T लगाकर बोलिये और लिखिये | 


अध्यापक बोलेंगे विद्यार्थी बोलेंगे 
मैं आउँ > मैं आउँगा 
हम आएँ . हम आएँगे 
तुम आओ 
वह आए 
वे आएँ 
सा आए 
सुनालो ओर सा आएँ 
पिता आएँ 


(ख) नीचे लिखे वाक्यों के क्रिया पद में 'गी' लगा कर बोलिये और लिखिये उदाहरण के लिए पहला 
वाक्य दिया है | 


अध्यापक विद्यार्थी 
मैं सोऊँ मैं सोऊंगी 
हम aie 
तुम सोओ 
वह सोए 
वे सोएँ 
सुनालो सोए 
माँ सोए 
34 


F-6B 


[i 


3. नीचे लिखे वाक्यों को ad लगाकर निषेधात्मक वाक्यों में बदलिये। उदाहरण के लिए पहला वाक्य दिया 
गया है । 


अध्यापक विद्यार्थी 


सुनालो काम करेगी सुनालो काम नहीं करेगी 
- वह सूत कातेगा 

- मैं ताना aris 
: वे कल आएंगे 
. हम अब सोएंगी 

- तुम आरा लाओगे 


oO फा ४ Oh 


4. नीचे लिखे वाक्यांशों को पहले वाक्यांश की तरह बदलिये | 
भध्यापक विद्यार्थी 


(क) मेरा मामा मेरी मामी 
ZEE o E CN दएको 
मेरा दादा [eee 
मेरा आरा SE ce 

j (ख) हमारा नाना हमारी नानी 

हमारा दादा 

E हमारा मामा 

हमारा आरा 

(ग) बालक का दादा बालक को दादी 
बालक का मामा 
बालक का नाना 
बालक का आरा 





नीचे लिखे वाक्यांशों को दिये हुए उदाहरण की तरह बदलिये | 


(क) मेरे ताले | हमारे ताले. 
मेरे तीन तीर 
मेरे सेब 
मेरे केले 
मेरे कबूतर 
मेरे कीए 


35 


=i, se ति आर रि 
"e = 


- 







i $ E SA 5 EE P r ES M 











: tis: Mrs 
(STR RB कर्क 
uo E ; TI vá 
« p | p : 


5 | pecu RAS 








गाय 


पाठ-6 


37 














T 


चाद 


ये अक्षर देखिये, बोलिये और लिखिये 


O. a 


च + आँ = al 
क+ ओ - को 
AT 


ल्‌ त एं = 


2 


A 
^ 
aJ J OY 


2 


नीचे लिखे शब्द पढ़िये और समझिये 


पास, पार, पानी, पर, ऊपर, आप, युवक, युवती, याक, 
कोयला, यार, याद, यह, ये, यामि, सुझयाँ, यहाँ, बनियाइन, 
चाचा, चमचा, चार, चाकू, चूरा, पाँच, नीचे, 


चारपाई 


38 


चित्र की सहायता से पढ़िये और समझिये 


आप आइये । 
आप यहाँ आइये । 
आप मेरे पास आइये । 
आप कहाँ से आये १ 
मैं लोहित से आया । 
आप वहाँ से केसे आये ? 
मैं बस से आया | 
आप यहाँ अकेले पहुँचे ? 
नहीं | पाँच युवतियाँ बस से उतरीं | 





अभ्यास 


1. दिये गये चित्रों के नीचे पीछे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर लिखिये। उदाहरण के लिये पहले 


चित्र के नीचे शब्द दिया गया है | 





6. युवक CASS 








ese, eetortenecotoneoqgeononsa &*-oocsoecocnpanetovoeooststpocstonos 





40 


"tet n ७ 






चूरा 2. चारपाई 3. गाय 4. कोयला 5. चाक्‌ 6. युवक 
E ad कोयल 8. पेर 9. पानी 10. याक 


a 
TS 


yA Li 


> 
d 





»५%५**७%%«*७%%%७*%५%%$%%%१*७%%*%%%७क 


. 4- चार चारपाइयाँ 


vex Ty 
r 


F-7A 








..o...o. nes. .n.pnsioon....os 


1. पाँच सुइयाँ, ५. तीन कोयलें, 3. पाँच पूरियाँ, 
4. चार चारपाइयाँ 5. तीन औरलें 


3. नीचे लिखे वाक्यांशों को दिये हुए वाक्यांश की तरह बदलिये, बोलिये और लिखिये 


अध्यापक | विद्यार्थी 
(क) एक मूली पाँच मूलियाँ 

एक सुई तीन 

एक नदी दो 

एक aanl चार 

एकं पूरी सात 










is, A हि r > गत - i E F E दस RF d 
ug ps uh ES EA AA 
क Ms एक "Y; 7i t n as तीन : | E Pes k 

. एक औरत | सात i 
एक कविता 


नीचे लिखे emu को दिये gu वाक्य की तरह बदलिये बोलिये और लिखिये । 


(क) 1. तुम यहाँ आओ आप यहाँ आइये 
2. तुम सोओ o 
3. तुम केले लाओ 
4. तुम काम करो 
5. तुम सेव लो 
6. तम किताब दो 


- (करो, लो, दो आदर सूचक में क्रमश: कीजिये, लीजिये, दीजिये में बर्दल जाते हैं ।) 


(ख) मैं आया | . मैं आई 
हम आये ` हम आई 
तुम सोये | | 





मामी 


?! 4i 20 4 ^ 4.5 2 3 3. 2 d 4 अ & 


SIT 
का 
गा 


ड्‌ 
कि 
गि 


निचे लिखे अक्षरो को देखिये, लिखिये और्‌ बोलिये 


इत कप 
की।ए क काकाची 
"RC पाका याते "गे 


44 


AVY 9i, rY 


ओ att 
को को 
गो गौ 





नीचे लिखे अक्षर देखिये, बोलिये और लिखिये 


a E 


नीचे लिखे शब्द पढ़िये और समझिये २ hg 
a 
जाति, जानवर, जाना, राजा, जाला, जग 77 - 
जागना, जज, काजल, कमीज़, पायजामा 
नज़दीक, मोजा 


शोर, शान, शरबत, शाप, शलगम, शादी, शेर 


सामने चित्र देखकर वाक्य पढ़िये, समझिये और बोलिये | M. 


A E 
as 
> M 
A ris E 


यह पायजामा है । _ 





वह कमीज़ है । 





46 














w 
by 
[o 
E 
Ib 

aT 


वह शेर है | 


ES 





6० 
dp 


क नीचे 


जूता मेज़ 





AM 
b^ 
b 
[5 

+ 
E 
Ib 


48 


uu ४ 7 
» 4 

e ¢ 
M a 
y " ७" dx uu DO 
asi EES e 








__ कलम किताब के ऊपर नहीं है | 


m 


कलम किताब में है 1 


अलमारी मेज़ के नज़दीक है। 





अभ्यास 


1. चित्र देखकर उसके नीचे उपयुक्त शब्द लिखिये। शब्द आगे दिए गए हैं। 





50 


F-8B 


— जा OA TER i 


कुकुकषिककककरुकककुककककुककक90%5%७ ७७% 





५%५%५*५*७*%%%७*%%%७%%%%%%%७%%%% १७% 


51 











०००००%००%०००%००००००००%००००%००००००० 


Rasa ii) aar] | |n 


1. जूता 2. शीशा 3. राजा 4. जाला 5. दरवाजा 6. जानवर 
7. शेर 8. शाल 9. शलगम 10. पायजामा 


2. नीचे लिखे वाक्य में 'जूता” के स्थान पर नीचे दी गई संज्ञाओं का प्रयौग करके दिये गए वाक्य की तरह 
बदलिये | सभी वाक्य लिखिये और बोलिये | 
(क) 1. यह जूता है a ये जूते हैं 
(पायजामा, केला, ताला, दरवाजा, शीश) 


(ख) 'शेर' के स्थान पर नीचे दी गई संज्ञाओं का उपयोग करके दिये गए वाक्य की तरह बदलिये | 
1. वहशेर है वेशेर हैं 
(जानवर, कबूतर, बेल, मोर, सेव, बालक) 


(ग) 'किताब' के स्थान पर नीचे दी गई duret का प्रयोग करके पहले वाक्य की तरह बदलिये। सभी वाक्य 
लिखिये और बोलिये । 


1. यह किताब है | 3 किताबें हैं । 
(मेज़, कमीज़, बनियाइन, औरत, कार, ऐनक) 


(a) 'अलमारी' के स्थान पर नीचे दी गई संज्ञाओं का प्रयोग करके दिये गए वाक्य की तरह बदलिये। सभी 
वाक्य लिखिये और बोलिये ! 


1. वह अलमारी है वे अलमारियाँ हैं 
(नदी, दवाई, सुई, शीशी) | 


om] 


Ja 


P 
PD 
EC RS 


wi A 


विद्यार्थी 
मेज़ अलमारी के पास है। 
मेज़ कमरे में है । 
मेज़ यहाँ है । मेज़ वहाँ है । 
FE (इत्यादि जवाब दे सकते हैं) 
मेज' के स्थान पर किताब, कागज, कलम, जग आदि शब्द बदल कर पूछ सकते हैं) 



























4. 1 वाक्यों के खाली स्थानों में यहाँ, वहाँ में से उपयुक्त एक भरिये । उदाहरण के लिए 'यहाँ' "ael" का प्रयोग 
: 7 दिया & | 
अध्यापक : यह मेज़ है | 
मेज्ञ कहाँ है । 
विद्यार्थी : मेज़ यहाँ है? 
, अध्यापक : वे शीशियाँ हैं | 
: शीशियाँ कहाँ हैं ? 
विद्यार्थी : शीशियाँ वहाँ हैं 1 
अध्यापक : वह अलमारी È | 
अलमारी कहाँ है ? 
विद्यार्थी : अलमारी............ [48 
अध्यापक : यह कमीज है । 
मीज़ कहाँ है? 
विद्यार्थी : कमीज़............ हैं। 
अध्यापक : ये किताबें हैं । 
किताबें कहाँ हैं ? 
विदार्थी : किताबें ............ हैं। 
अध्यापक : वे कारें है | 
Ey 
विद्यार्थी : कारें 


पाठ-8 











54 





नीचे लिखे अक्षर देखिये, बोलिये और लिखिये 


E E. Ce El 


नीचे लिखे शब्द पढ्ये और समझिये 


फली, फेसला, फूफा, साफ, फीता 

थेला, हाथी, हथेली, माथा, थाना 
साथ 

छाती, छाज, छलनी, छः, छानना 

खरीदना, खाद, खाना, खान, खरगोश 

खेलना, देखना, रखना, खोना 


55 























4: Vl 
m क ^ , Le 
^v + EN 
# 


स 





AU 
y 
rd | 


2 de f (4१४५७) अ e. 
उच्चारण अभ्या 





नीचे लिखे शब्द अध्यापक के बोलने के बाद दोहराइये 
कल | UN 
a ÍA coc खान ae 
काना ~= इब्न 
काली खाली 
चल ga OE 
मचली. मुली ^ Ww 
ताली थाली MT 
माता | माथा à E 
सात साथ NUCA 
ger EA Ou faa 
पोला फोला 
चित्र देखकर वाक्य पढ़िये, समझिये और बोलिये | 





औरत के साथ बालक है। | 


e 








आदमी के साथ औरत है । आदमी और औरत के साथ बालक है | 


` ध्यान दीजिये 
: आदमी के साथ बालक -रै उसके साथ बालक 
. आदमी और औरत के साथ बालक -» उनके साथ बालक 


नीचे लिखे वाक्य पढिये, समझिये और बोलिये 















आइये | 
आप यहाँ कब आये ? 
` मैं यहाँ कल आया | 
' आप किसके साथ आये ? 
मैं अपनी बहन के साथ आया । 
. आपकी बहन कहाँ है ? 
वह अपनी सहेली के साथ है | 
आप आज हमारे साथ खाना खाइये | 
मैं खाना नहीं खाऊँगा । 
मैंने उनके साथ खाना खाया | 





57 


इस पाठ में हम 'के साथ” और ep का प्रयोग सीखँगे । इन्हें ध्यान से देखिये । 


किस के साथ 
बहन के साथ | 
सहेली के साथ | í 
हमारे साथ 
उनके साथ 





HS rm 


इन में 'किस''कोन” का रूप है 
“हमारे? GH का रूप है 
“उन? Y का रूप है 


इसी तरह से “क साथ” से पहले ओर भी सर्वनामों और संज्ञाओं के रूप' बदल 
जाते हैं । उदाहरण के लिए कुछ सर्वनामों के साथ ' के साथ? : 


वह -> उसके साथ 

यह > इसके साथ 

ये e इनके साथ 

मैं —> मेरे साथ 

आप > आप के साथ 
आदि । 


इसी प्रकार भूतकाल वाक्य में जब सकमक क्रिया हो तो कर्ता के साथ'ने' का 
प्रयोग होता है और क्रिया में लिंग वचन का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है | 
उदाहरण के लिए- 
मैं ने खाना खाया । 
मैं ने मळली खाई | 
मैं ने फल खाये | 
में ने मछलियाँ खाई | 


58 






LO O MO | हि CEN gee RSS o> AE 
e है M Er d TAS oe 


pend PS He mw « INS E AN PUE i t ७ or 
y | hem , e A ARS A 





| संज्ञा एवं सर्वनामो के रूप बदल 







ma 


हम 


कौन 


Im 
E 


SEES अभ्यास — 
' चित्र देखकर उनके नीचे उपयुक्त शब्द लिखिये। शब्द आगे दिए गए हैं । $ 





11 - 
bre 
59 
- * 
IR | 
a A. 
ia iP क af 








eee eee eee «५« ०००१० ५५५०५५५ 


1. माथा 2. हाथी 
7. छाज 8. 





*********%******%*%**%%%*%»*%%«% 





५***%***«*%७%७*%*%**%%«%%*%**% ७ #+# * ५५१७ %% % 


eee eee eee eee eee ७ ७ ७ 


9. फल 4. हाथ 5. थाना 6. फीता 
खरगोश 9. छलनी 20. हथेली 


00 


oe AO 























ie > 


नीचे लेव क्यांशों को पहले वाक्यांश की तरह से बदलिये। 
en अध्यापक 
इसके साथ 
Es MM उसके साथ 
EV मेरे साथ 
E किसके साथ 


3. नीचे लिखी क्रियाओं को दिये हुए उदाहरण की तरह बदलिये। 
ps अध्यापक 
(क) देखा 
खाया 
रोया 
सोया 


Tal 
खेला . 


आया 
रोया 
सोया 
रखा 
खेला 


विद्यार्थी 
इनके साथ 


विद्यार्थी 
देखी 


' (ख) खाया - खाये 


आई 





o 


4. नीचे लिखे 3क्यों को भूतकाल में बदलिए जैसा कि पहले उदाहरण में दिया है | 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(8) 


अध्यापक 
मैं कल WHAT 
मैं कल आउँगा 
हम कल नहाएँगी 
तुम जाओगे 
वह कल जाएगी 
वह कल जाएगा 
बालक कल रोएँगे 
मैं थाली रखूंगा 
हम किताब रखेंगे 
तुम मेज़ देखोगे 
वह छलनी खरीदेगी 
वह चाय खरीदेगा 
औरत चाय छानेगी 
मैं Ast देखुँगी । 
हम थालियाँ रखंगी 


तुम छलनियाँ खरीदोगी । 


वह किताबें रखेगा । 


मैं ताला रखूँगा । 
हम बैल खरीदेंगे। 
तुम तारा देखोगी 
वह ताला खोएगा 
बेल चारा खाएगा 


62 


विद्यार्थी 


मैं कल सोया 


मैंने थाली रखी 


मैंने मेज़ें देखीं 


मैंने ताला रखा 





पाठ-9 








झाग 








झरना 





+ 
No] 





नीचे लिखे शब्द पढ़िये और समझिये 


भागना, भाई, भाभी, भारत, भोला, भसा; भरा 
झलकना, झपकना, धोना, धरती, धन, इधर 
आधा, धागा, दूध, उधर, घोल, घराना, घुमना 
eS घुलना 


, 


उच्चारण अभ्यास 
_ - नीच लिखे शब्द अध्यापक के पीछे बोलिये 


ET 


SINT B साक Tie CP | भार 
de BIRR sf 5: "S Bb 











जाग : झाग 


दारा ५». धारा 
दान धान 
दाम धाम 
तर mere धुरी 
बाग बाघ 


चित्र देखकर वाक्य पढ़िये, समझिये और बोलिये 


यह चेना चतम का परिवार है | 

चेना चतम सुनालो ओर जिच के 
पिता हैं | | 

पुमाया मेना इन दोनों की माँ हैं। . 
जिच -सुनालो का भाई है | 

सुनालो जिनु की बहन है | 

सुनालो और जिनु भोले बालक हैं । 

वे रोज अपना काम आप करते हैं। 
चेना चतम खेती का काम करता है | 


नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिये 


चेना चतम काम करता है | 

सुनालो काम करती है | 

चेना चतम ओर जिउ काम करते है | 
सुनालो ओर पुमाया मेना काम करती हैं । 


66 








वक? = 





अभ्यास 


1. | चित्र देखकर उनके नीचे उपयुक्त शब्द लिखिये। शब्द आगे दिए गए हैं। 











"st, a AA ७७०७१०७०७०१०१७ ७१४० ee 











o... ००१४००७०+४ ७ ००१ ० ००४ ७ ००० आ = @@eeneeseeesecasteossereseses 


1. झाग 2. भार 3. घर 4. बाघ 5. धुरी 6. भालू 7. धागा 8. धान 


2. नीचे लिखे वाक्यो को पहले उदाहरण की तरह से बदलिये | 


अध्यापक विद्यार्थी 
बालक भोला e | | भोला बालक 
सुनालो कानी है | 
x 
Ho काली है | 
भालू भूरे हैं | 
गाये पीली हैं । 


3. नीचे लिखे वाक्यो को पहले वाक्य की तरह बदलिपे | 


अध्यापक | विद्यार्थी 
मैं भालू देखता हूँ । मैं भालू देखती हूँ | 
हम काम करते हैं । 
वह रोज़ घुमता है | 
वे यहाँ आते हैं | 
तुम केला खाते हो । 
आप रोज़ इधर आते हैं । 
हम रोज़ उधर घुमते हैं | 
68 


पाठ-10 


69 











e 
a3 4 y Ty £ Sr, 
70 


a, -a 


नीचे लिखे अक्षरो को देखिये, लिखिये और बोलिये 


Boo n 


नीचे लिखे शब्द पढ़िये और anfad 


टमाटर, टाट, अटेरना, बेटा, काटना, ठेका, 

ठीक, मीठा, पाठ, कोठा, ओठ, उठना, बैठना, 

आठ, डरना, डटना, लाइला, डालडा, डालना, 

कूड़ा घडी, साड़ी, पड़ना, उड़ना, लड़ना, ASAT, कपड़ा, झाडू 


नीचे लिखे शब्द अध्यापक के बोलने के बाद बोलिपे 


तोप टोप 
तोला ANT 
तब es 
कातना काटना 
थाली À ठाली 
काटी काठी 
टाट - ठाठ 
दाल डाल 
qu Su 
लाद लाड 
सारी साड़ो 


ral 





नीचे लिखे अंकों को शब्दों में लिखकर बोलिये 


1. एक 6. छुः 
ER 7. सात 
3. तीन | _ 8. आठ 
4. चार | : 99 लो 
5. पाँच 10. दस 


चित्र देखकर पढिये और समझिये 





यह मिठाई की दुकान है | 

सुनालो दुकान पर खड़ी है । . 
सुनालो एक लड़की है। 

यह लड़की पुमाया मेना की बेटी है | 





सुनालो मिठाई की दुकान से आ रही है | 





ag 









वे दोनों बाज़ार से घर लोट रही हैं | 





अभ्यास 


1. चित्र देखकर उनके नीचे उपयुक्त शब्द लिखिये। शब्द आगे दिए गए है | 





A A न AAA 








74 








DATA AE ATENTEN 


pm ——— 





eee ee eee eee ee c 1 n n 





कक enavaade User esepecenes .. ^ — —  — ON NT 


1. ओठ 2. डालडा 3. घडी 4. घडा 5. साड़ी 6. डाकघर 7. टमाटर 
8. लड़का 9. मोटर 10. कोठा 11. टोपी 12. झाडू 


2. नीच चित्र देखकर उपयुक्त वाक्यांश लिखिये । पहली तस्वीर के नीचे वाक्यांश लिखा है | 





फल की दुकान 





09:१७. BOG AAA «Gu ३ ७ ०/३४ » AN NN SITE OTT sO IU 41600 AA AAA 


नोट (i) we की दुकान' को 'फलों की दुकान' भी कहा जा सकता हैं क्योंकि 'फल' का बहुवचन में किसी परसर्ग 
से पहले 'फलों' हो जाता हैं इसी तरह से बाकी संज्ञाओं के रूप भी बदल जाते हैं। जैसे-कपड़ा->कपड़ों 
की, इत्यादि। 
(11) Gare जो 'आ' में समाप्त होती हैं एक वचन में भी परसर्ग से पहले 'ए” में बदल जाती हैं जेसे-कपड़ा-> 
कपड़े की, से, में; लड़का+लड़के की, से, के पास, इत्यादि | 


—— अ ———— —————- — — — — 


3. नीचे चित्र देखकर उनके नीचे वाक्य लिखिये। उदहरण के लिये पहले चित्र के नीचे वाक्‍य दिया है । 
बाकी के वाक्य पीछ लिखे Y | 





er 40945 se »%**% . * %$ ७१ १ @ 





at 








७%%*********%**%«%%%%**%***%%७%**% ७ ७ 


. आदमी बस पकड़ रहा है | 

. औरत आदमी के पीछे जा रही है । 
. लड़का तेर रहा है। 

. लड़का पानी पी रहा है | 

. लड़की फल खरीद रही है | 

: लड़के कपड़े पहन रहे हैं । 

. लड़कियाँ शेर देख रही हैं | 

. लड़की चाय पी रही है | 


Qo *1 OG Ci m» Co bh) Hh 


4. नीचे लिखे वाक्यों को पहले वाक्य की तरह बदलिये | 


. लड़के ने पानी पिया | लड़का पानी पी रहा है | 
. लड्की ने केले खरीदे । 

. लड़कियों ने भालू देखा | 

. लड़कों ने कपड़े पहने | 

. आदमियों ने काम किया | 

. औरतों ने साडियाँ खरीदीं। 


a nm m» Cc bh hk 


नोट : भूत काल में 'कर' के रूप किया, किये, की, की हो जाते हैं । 


78 





पाठ-11 


ढकना 











79 





SUR Y 


EY s 





नीचे लिखे अक्षर देखिये, बोलिये और लिखिये 


[०] हि 


नीचे लिखे शब्द पढ़िये और समझिये 


ढाक, ढेला, ढोना, ढकना, 
अढ़ाई, बढ़ना, पढ़ना, चढ़ना, गढ़, बढ़िया, बाढ़, 
डेढ़, गणित, गुण, गुणा | 


80 


तस्वीर देखिये, पढ़िये और सज्निमये 


यह गणित की किताब है । 
इसमें गुणा के सवाल हैं | 
अढ़ाई गुणा दो पाँच होते हैं । 
डेढ़ गुणा दो बताइये ? 





पहाड की चढ़ाई कठिन है | 
नीचे गढ़ा है | 
गढ़ा बहुत गहरा है। 





आओ | पहाड पर चढे | 
मैं पहाड पर नहीं चढ़ता। 
मुझे डर लगता है | 





81 









नीचे ध्यान दीजिये 


1. मैं पहाड़ पर नहीं agar के बाद हँ नहीं लगा । इस तरह के वाक्यों में 1 1 
आने पर हूँ, है, हो, हैं नहीं लगते | 
2. 'मुझे', 'मैं' का रूप है । हम 'मुझ or भी कह सकते हैं । 
इसी तरह से “वह” का रूप ‘BA’ या उसको होता है | 
‘eH का रूप “हमें ? या हमको!” होता है | 


'वे'कारूप “उनको! 
“यह” का रूप ‘इसको? : 
Y का रूप इनको? 
तुम का रूप "quor 
अभ्यास 


1. चित्र देखकर उनके नीचे उपयुक्त शब्द लिखिये। शब्द आगे दिए गए हैं। 





82 









^ a y 
rar rr rr 


PPPS 


२ 4 j na 





N 
"^ 
v - 
५ 
ति y , 
न्य» f 
, 
^ € ' 
- ७५५*******«*५५*%%%५७०%*%%५%७%७ »%**«*५«»«*"१*«*%%%%७%«%७ ०००१० ०००७७ +##७ 
E 
v^ 
+ 
2 — sehih 
^ ———- 
> 2 9 7 
4 > 
हो 
D 
"à A $ 
» 
‘ea ~ ॥ , ; 
(0 9७७१० ७५०७० ००० ०७००७०:५०३४० ००० ००५०७ 7 TOTP TRC Reet eee wane  ७%७ % ७७ è 


* n 


2. फण 3. डेढ़ 4. ढोलक $. षट्कोण 
6 ढेला 7. gig 8. 'णुणा . 


a x Cu ॥ हँ pet ie 


4 £a t : E OA 





2. नीचे लिखे वाक्यों के साथ 'नहीं' लगाकर लिखिये और बोलिये | 


अध्यापक | विद्यार्थी 
. वह भार ढोताहै। a भार नहीं ढोता i 
. वे पहाड पर चढते है'। 
. तुम रोज पढ़ते हो | 
. यह पेड बढ्ता है | 
. मैं दूध ढकता हूँ। _ 
. हम गणित पढ़ते हैं । 


DD nA UNE 


3. नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनामों कों बहुवचन में बदलिये जैसे कि पहले उदाहरण में किया है । 


अध्यापक + विद्यार्थी 
मुझे डर नहीं लगता | हमें डर नहीं लगता | 
उसको देर नहीं लगती | 
इसको भूख नहीं लगती | 


तुझको डर नहीं लगता | 


4. नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा को बहुवचन में बदलिये और पूरे वाक्य को बोलिये। उदाहरण के लिये दो वाक्य 
दिये € 1 
अध्यापक विद्यार्थो 
लड़के को बोलो | लड़कों को बोलो | 
लड़की को बोलो | . लड़कियों को बोलो | 
बेटे को देखो | 
बेटी को समझाओ | 
बेल को पकड़ो | 
गाय को देखो | 
घोड़े को चारा डालो | 
घोडी को घास डालो | 


64 


पाठ-12 








नीचे लिखे अक्षर देखिये, बोलिये और लिखिये 





à शब्द पढ़िये और समझिये 


ऋतु, ऋण, कृषि 
क्षमा, क्षयरोग, क्षण, कक्षा, रक्षा 
आज्ञा, ज्ञान, ज्ञाता 


नीचे लिखे वाक्य पढ़िये और समझिये 


यह बेंक है ।.. 

यहाँ पेसे जमा होते e । 

यहाँ से ऋण मिलता है 1 

शादी के लिए ऋण मत लीजिये | 
उपज बढ़ाने के लिए ऋण लीजिये | 
बीज खरीदने के लिए ऋण लीजिये | 
ज्ञान पाने के लिए ऋण लीजिये | 





नीचे ध्यान दीजिये 


शादी के लिए 
बढ़ाने के लिए 


बढ़ाने? 'बढ़ाना' का बदला हुआ रूप है। इसी तरह से हम कह सकते [4m 
खाना --> खाने के लिए 

पीना पीने केलिए : T 
पढ़ना -> पढ़ने के लिए | 
A CN m 
बठना -> 333 के लिए 


86 








इसी तरह से ' के लिए” संज्ञाओं के भी बदले हुए रूप के बाद आता है | 
लड़का -> लड़के के लिए 
लड़की -> लड़की के लिए 

लड़के -» लड़कों के लिए 
लड़कियाँ -» लड़कियों के लिए 


अभ्यास 


. चित्र देखकर उनके नीचे उपयुक्त शब्द लिखिये | 





2. नीचे चित्र देखकर पीछे दिये हुये वाक्यों में से उपयुक्त वाक्य लिखिये और बोलिये। 
(क) 





कपड़े पहनने के लिये हैं। — oon 0 
(2) 


8090० ७००००७००७० ७००७ ease 9009006 





#००७०००००००००३७७००७७७०७७७०७ ०७०० — — — errar cr orto 60090006 


88 








(क) 

. किताब पढ़ने के लिए है | 
. कपड़े पहनने के लिये हैं । 
. चारपाई सोने के लिए है | 
. पानी पीने के लिए है | 

. केले खाने के लिए हैं | 
घर रहने के लिए है | 

. कापी लिखने के लिए है | 


1 
2 
३ 
4 
5 
6 
7 


(ख) 





साड़ी औरत के लिए है। 2882 जज 
/ E 4 
e "^J NR 
[2 \ २) 
2 \ |^ 
89 : de 
e P i A 74 


0३०० ०००००० ००००००००००००७ 











(ख) चूड़ियाँ 
| . चूडियाँ लड़की के लिए हैं | 


सेव मेरे बेटे के लिए हैं । 

. कलम मेरे लिए है | 

. साड़ी औरत के लिए है। 

. मिठाई मेरी बेटी के लिए है | 
. कमीज़ लड़के के लिए है | 

. फावड़ा किसान" के लिए है | 
. gata उसके लिए È | 


œ N ७ (ण A ८० hh 


~ 


, नीचे लिखे वाक्यों को 'के लिए' हटा कर बोलिये | 


अध्यापक विद्यार्थो 
. हम पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं | हम पाठशाला में पढ़ने जाते हैं | 
. हम खेत में मेहनत करने के लिए जाते हैं । 
. वह यहाँ मुझसे मिलने के लिए आता है | 
. वह नदी में तेरने के लिए जाती है | 
. मैं मैदान में खेलने के लिए जाता हूँ | 
. तुम खेत में बीज बोने के लिए जाते हो । 


a ८५ A O t9 h 


4. अध्यापक और अभ्यास के लिये ऐसे सवाल ya सकते हैं । 


भध्यापक विद्यार्थो 
मिठाई किसके लिए है ? मिठाई gara के लिए है | 
मिठाई मेरे भाई के लिए है | 
मिठाई लड़की के लिए है | 


इत्यादि । 
(अध्यापक मिठाई के स्थान पर और संज्ञाएँ रख सकते हैं 1) 


* कृषक को किसान भी कहते हैं । 
91 


पाठ-13 














पत्ता 








92 





अण्डा 


नीचे लिखे शब्द पढ़िये और समझिये 


तख्ता, त्योहार, पत्नी, तथ्य, गन्ना, थप्पड़, बिल्ल 
डब्बा, दिसम्बर, सच्चा, अच्छा, लज्जा, सज्जन, 
गोश्त, दृश्य, तश्तरी, विष्णु, कष्ट, दस्तकार, 
रस्सा, तीक्ष्णता, नमस्ते, तम्बू, तुम्हारा, तुम्हें, 
चम्मच, उन्हें, इन्हें | 


सयुक्त अक्षर ज्ञान 


इस तरह से जब संयुक्त अक्षरों में एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के पहले लिखा 
जाता है तो पहले व्यंजन की पिछली लाइन (1) हट जाती है जेसे कि ऊपर लिखे गए 
शब्दों में हुआ है । यह नियम नीचे लिखे गए अक्षरों पर लागू होता है :- 


Ne nM 

५ ON च्‌ कक. 

ज्‌ eg ण्‌ = छु 

ie. अ 

ध्‌ pes ets, rR 

q = C q — $ 
93 


| 
oa 


¿A 4 A ti 
| 
I 
AA Al 1 
| 
“कन AM ARZ 


कुछ व्यंजन जेसे zd BM दूसरे व्यंजनों के पहले क. फ,भ लिखे जाते हैं । उदाहरण 
के लिए नीचे दिये शब्दे पेढिये ओर समझिये । 





94 


चित्र देखकर ये वाक्य पढिये और समझिये 


अध्यापक : यह बाल्टी है 

बाल्टी में क्या है ? 
विद्यार्थी : बाल्टी में पानी है | 
अध्यापक : इस बाल्टी में कितना पानी है ? 
विद्यार्थी : इस बाल्टी में बहुत पानी है | 
अध्यापक : क्या यह बाल्टी बडी है | 
विद्यार्थी : जी हाँ, यह बाल्टी बडी है | 


कुछ और शब्द पदिये 
क्या, क्यों, मक्खन, धक्का, क्यारी, हफ्ता 





विद्यार्थी : जी नहीं, यह बाल्टी नहीं है | 
यह सन्दूक है । 





1 
अध्यापक : क्या यह बाल्टी है ? 


वह छोटा सन्दूक है । 

मुझे बड़ा सन्दूक दीजिये । ma । 
उन्ह छोटा सन्दूक दीजिये | 

हमारे पास अच्छे सन्दूक हैं । 


95 





चित्र देखकर उनके नीचे उपयुक्त शब्द लिखिये | 





५. रस्सा 


emen. 












1. गन्ना, 2. चम्मच, 3. मक्खी, 4. रस्सा 3 5. उल्लू, 
6. तश्तरी, 7. बच्चा, 8. पत्ता 


| A 2. चित्र देखकर विद्यार्थी उत्तर बोले और लिखें। 


१ § [कक घर : कागा3& 


१0.1२ A १: ::)::.)... 


(क) अध्यापक : यह क्या है? 
विद्यार्थी : यह पुस्तक है | 


९ § एक SP : Brees 
STE 


97 


अध्यापक : यहक्या हे ? 
i TE Ei ica 





अध्यापक : यह क्या हे ? 
विद्यार्थी onc Em 


अध्यापक : यह GUT है ? 
Marie Seo EE 


98 





(ख) 


अध्यापक 
विद्यार्थी 


अध्यापक 


विद्यार्थी : 


अध्यापक 


विद्यार्थी : 


: वहक्याहे? 
: वह रस्सा है I 


: वह क्या हे? 


: वह क्या हे ? 


99 








[ 
AS 


अध्यापक : वह क्या है ? 
विद्यार्थी AAA 





(ग) अध्यापक : क्या यह चम्मच है ? EN APRA 


विद्यार्थी : जी हाँ | यह चम्मच है । 


अध्यापक : क्या यह ताला है ? 
विद्यार्थी qp क ter. 





100 






अध्यापक : क्या यह गाय है ?. _ 
í विद्यार्थी : E dieci 








: क्या ये घोड़े हैं? co es | 


ee R 


pase dende mes. 7 


अध्यापक : क्या वह पत्ता हे ? 
विज्योी A S 





102 


4 hd 
rd = 
Se um 


e A ey a TN 


AA i di 


(ङ) 


अध्यापक : क्या यह छोटा सन्दूक हे ? 
विद्यार्थी : जी हाँ, यह छोटा सन्दूक हे। 


अध्यापक : क्या वह बड़ी बाल्टी हे? 
e eese 


अध्यापक : क्या यह छोटा चम्मच हे! 
C77 er UM 


103 


rg 





m ESOS 


१६ (Sore शिक sb गा : काणाण्शङ 


Pensé? io 


eu 











~~ SAS bajer 


WORLD KONKANI LIBRARY 


|||] 




















Acen No : 002769 


t3 








105 


नीचे लिखे अक्षर देखिये, बोलिये और लिखिये 


[s]. x न्‌ 


ये सभी व्यंजन जब इनके ही उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले व्यंजनों के 
पहले आते हैं तो इससे पहले अक्षर पर © अनुस्वार लगाने से भी लिखे जाते हैं। 
उदाहरण क लिए म्‌ जब प्‌, फ, ब, भ, व, क पहले, न जब त्‌, थ्‌, द्‌, ध स्‌ क पहले, ण॒ 
जब g, ठ, ड्‌, ढ्‌ के पहले,ज्‌ जब च्‌, छ, ज्‌, झ्‌ के पहले और ङ्‌ जब d» फ्‌ ग्‌ 
घ के पहले आयें तो इस तरह भी लिखे जा सकते हैं । 


तम्बू = तबू 
सन्दूक = संदूक 
अण्डा = अंडा 
कङ्घा = DH 
wa == मंच 
N 

आदि 


नीचे ध्यान दीजिये 
संपत्ति, संस्था, हंस, संतान, डंडा, मंडी, कांटा 
अंग, रंग, अंजन, चंचल, कंचन 


106 


0 9 n e mo £ ७२ ४ 


[A Rm M BR hh a m RE ë 
SRS Sp Ne Me onm eS 


हमारे शरीर के अंग 
सामने चित्र देखकर पढिये 


मेरे बाल 
मेरा सिर 
मेरा माथा 
मेरीआँखें 
मेरे कान 
मेरा चेहरा 
मेरा मुँह = 
मेरे गाल 
मेरी जीभ 
मेरी da 
मेरे ओठ 
मेरी ठोड़ी 
मेरे कंधे 
मेरी छाती 
मेरे हाथ 
मेरी ate 
मेरी हथेली 
मेरी उँगली 
मेरा अंगूठा s 
मेरा पेट 

मेरी टाँग 

मेरे पेर 


h 


107 





22 


कुछ रंगों के नाम 





लाल 


काला 





पीला 


सफेद 





El नीला 





हरा 
108 


अभ्यास 
(क) चित्र देखकर उनके सामने उपयुक्त शब्द लिखिये । 


~ 


~ 


ar e 1 , ओठ 
: , 
Eo mmm» 





(ख) चित्र देखकर शब्दों के पहले खाली स्थान में उपयुक्त रंग का नाम लिखकर बोलिये। 





109 


CA कमीज़ 
कुत्ता 


110 








पाठ-15 








र र 

चिट्ठी/चिट्टी 
नीचे लिखे कुछ संयुक्त अक्षर देखिये और लिखिये 

q+t=7 Q + र. ल 
ह 72 ड SE 
श्‌ +र=श्र S+G-G 
&£-d-&g हुन्लनह 
ड्‌ + = 5/5 e+e = doe 
Z +3 = gag q@+a-q 
g-u-gH र्‌ "तन तै 
(qu 


निचे लिखे कुछ और शब्द पढ़िये, लिखिये और बोलिये 
प्राण, मंत्री, क्रम, द्रोह, ड्रामा, ड्राइवर, राष्ट्र, श्रम, आश्रम, परिश्रम 
वर्ष, दर्जन, कर्म, Te दर्द, द्वन्द्वी, आहवान/आहान, मध्याहन/मध्याह, 


खट्टा/खट्टा, मिट्टी/मिट्टी, विद्या/विद्या, विद्यालय (स्कूल)/विव्यालय 
असहय/असह्य 


1102 


नीचे लिखे वाक्य चित्र की सहायता से पढ़िये 


मुझे सिरदर्द है । 


तुम्हें पेट दर्द है । 





उन्हें बुखार है । 





नीचे ध्यान दीजिये 


मुझे = मुझ को 
तुम्ह - तुम को 
उन्हें = उन को 


3 





हिन्दी वर्णमाला 


eno 


AT 


व्यंजन 


ग्‌ 


ण 


al 


ho ® 


114 





NOM RON ७ 


हफ्ते में सात दिन होते हैं । : 
हफ्ते के सात दिन 


सोमवार नवम्बर 1980 november 
मंगलवार mw E यया 
बुधवार 30 1 
गुरुवार "^ d 4 5 85 7 8 
शुक्रवार 9 10 11 12 13 14 15 
शनिवार 16 17 18 19 20 21 22 
रविवार 23 24 25 26 27 28 29 
आज मंगलवारहै | 
कल सोमवार था | 
कल बुधवार होगा | 
बुधवार के बाद गुरुवार आएगा | 
सोमवार के पहले रविवार आया था i 
महीने में तीस दिन होते हैं । 
एक वर्ष में बारह मास होते हैं । 
' साल के बारह महीने 
1. जनवरी 7. जुलाई 
2. फरवरी 8. अगस्त 
3. मार्च 9. सितम्बर 
4. अप्रैल 10. अक्तूबर 
5. मई 11. नवम्बर 
6. जून 12. दिसंबर 


His 


एक दिन में चौबीस घंटे होते e । 
एक. घंटे में साठ मिनट होते हैं । 
एक मिनट में साठ सेकंड होते हैं । 


11 
12 
1३ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


ग्यारह 
बारह 
तेरह 
चौदह 
dag 
सोलह 
सत्रह 
अठारह 
उन्नीस 
बीस 





पहले महीने का नाम जनवरी है । 
दूसरे महीने का नाम फरवरी है । 
यह नवम्बर का महीना है | 

पिछला महीना अक्तूबर का था | 
अगला महीना दिसम्बर का होगा । 


एक दजंन = बारह 


बारह केले कितने होते हैं ? 
एक दर्जन होते है । 
संख्या 

21 e 
22 बाईस 
23 तेईस 
24 चौबीस 
25 पचीस 
26 छब्बीस 
27 सत्ताईस 
28 अट्ठाईस 
29 उनतीस 


30 तीस 
116 


इकतीस 70 सत्तर क्रम सूचक 


बत्तीस 80 अस्सी - 
तेतीस 90 नब्बे पहला 
चोंतीस 100 सौ दूसरा 
पंतीस 1000 हजार तीसरा 
छत्तीस था 
सेंतीस बै चोथाई पाँचवाँ 
अड़तीस i आधा BST 
उनतालीस 3 पौन सातवाँ 
चालीस Hy सवा आठवाँ 
इकतालीस iL डेढ़ नोवाँ 
बयालीस 2१ AR दसवाँ 
तेंतालीस ३५ साढ़े तीन ग्यारहवाँ 
चौवालीस 4! साढ़े चार बारहवाँ 
पेतालीस तेरहवाँ 
छियालीस चोदहवाँ 
सेंतालीस 

अड़तालीस 

उनचास 

पचास 

साठ 

अभ्यास 


अध्यापक : एक वर्ष में कितने महीने होते हैं ? 
विद्यार्थी : एक वर्ष में बारह महीने हीते हैं । 
अध्यापक : एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं ? 
विद्यार्थी AAA SPA 
अध्यापक : सात दिन कोन से होते हैं ? 

सात दिनों के नाम बताओ | 


117 





ND OF Bw © ७७ rm 


अध्यापक : एक दर्जन 
बारह केले कितने होते हैं 
विद्यार्थी 


अध्यापक विद्यार्थी 


. आज क्या तारीख है ? 

. कल क्या तारीख थी? 

. अब कौन सा महीना है ? 

. अक्तूबर से पहले कोन सा महीना था ? 
. आज कोन सा दिन है? 

. कल कौन सा दिन था? 

. अब क्या बजा है? 


118 





WORLD KONKANI CENTRE 


Shakthinagar, Mangalore. 

No: Acc. No: 
|| on Borrower's ` Returned 

No. on 


And Signature 


| Books 








wig शिक्षा गोला 4 - 


YEAR: 19 83 
७७, SFT AR gm | 


_ PLACE OF PUBLICATION: भारतीम 
भाषा संस्थान AHA. 


| : 9:50 [> 








